रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


. 


: 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 97 


AH 


मममय जपते 


N 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 11 - Section 3 - Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


2017 


- 


- 


सं० 236 ] 
No. 2361 


नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9 , 1997 / चैत्र 19 , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 9 , 1997/CHAITRA 19 , 1919 


कल्याण मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1997 
का. आ . 910 ( अ ). - भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - 2, खंड - 3, उप खंड ( ii ) में दिनांक 17 अक्तूबर , 1996 को प्रकाशित, भारत 
सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या सा . आ . 721( ई ) के साथ पठित , वक्फ अधिनियम, 1995 ( 1995 का 43 ) 
की धारा 99 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि आगे एक वर्ष 
के लिए , 1 मई, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 तक बढ़ाती है । 

भारत के राष्ट्रपति के नाम और आदेश से । 

[ फाइल सं. 4( 3 )/96 - वक्फ ] 
एम . एस . अहमद, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th April . 1997 
S . O . 310 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the sub - section (3 ) of Section 99 of the Wakf Act, 1995 (43 of 
1995 ), read with the notification of Government of India in the Ministry of Welfare Number S . O . 721 ( E ) dated the 17th 
October, 1996 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part-II, Section 3, sub -section ( ii ) dated the 17th October, 1996 , 
the Central Government hereby extends the period of supersession of the Punjab Wakf Board for a further period of one year 
on and from the 1st day of May, 1997 to 30th day of April, 1998 . 

By Order and in the name of the President of India . 

[File No. 4 (3 )/ 96 -Wakf] 
M . S. AHMAD , Jt. Secy . 


- 


- 


RAGI / 97 


Printed by the Manatur. Govt. of India Press. Ring Road . Mayapuri . New Delhi -110064 

and Published by the controller of Publicalions, Delhi-110054 - 1997 


